1592 


HARYANA GOVT. GAZ., JULY 28, 1981 ( SRVN. 6. 1903 SAKA) 


[ PARTI . 


क्रमांक 227 - ज ( II ) -81/24421.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में प्रमनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री अतर सिंह, पुन श्री देई राम, गांव सुनारीकलां , तहसील व , जिला 
रोहतक को रबी , 1975 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक ठया रबी , 1986 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1141 -ज ( II ) -81/24425.-~ श्री शेर सिंह, पुन श्री चेत राम, गांव बहूअकबीपुर , तहसील व, जिला 
रोहतक की दिनांक 20 जून , 1979, की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है मोर आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2(ए ) (1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शेर सिंह की मुब्लिग 
150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 485 -ज-(II) -73/1056 3 , दिनांक 6 अप्रैल , 

द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती रुकमण के नाम रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से 
सनद में दी गई मतों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


देस राज सतीजा , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग 


934CS ( H ) -Govt. Press , Chd . 


